निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 आश्विन 1938 ( श0 ) 
( संo पटना 925 ) पटना , वृहस्पतिवार , 20 अक्तूबर 2016 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

23 अगस्त 2016 
सं0 1 / रा. स्था .- बि. स. से.- पद.- 66 / 2007 - 3032 — श्री विद्या भूषण मिश्र, जिला सहकारिता पदाधिकारी, 
लखीसराय सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद को अपनी माँ की मृत्यु के कारण दिनांक 10. 01.2016 से 
31 .01. 2016 कुल 22 दिनों के उपभोगित अवकाश को वित्त (वै. दा. नि. को .) विभाग के पत्रांक 917 दिनांक 22. 07 .2016 
द्वारा प्रतिवेदित अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 227 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 925 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic . in 


